REGD . No . D - 222 


The Gazette A 


of 


01 


Endia 


सत्यमेव जयते 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No. 23] 


NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 1963 /KARTIKA 11, 1885 


PART I- SECTION 3 
Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence 


2 


m 


MINISTRY OF DEFENCE 

Genl. K , M , Cariappa ( Retd ) . 

Genl. K . S . Thimayya (Retd ) D .S .O . 
RESOLUTION 

Vice-Admiral R , D . Katari (Retd ) . 
New Delhi, the 2nd November 1963 

Licut.-Genl. Kalwant Singh ( Retd ) . 
No. 2414 , dated the 4th Oct 1963 , - - The Government of 

Lieut.- Genl, S . P . P . Thorat (Retd ) . 
India consider that it is necessary to reorganise the membership 

Rear-Admiral A . Chakraverti (Retd ) . 
of the Indian Soldiers , Sailors & Airmen s Board with greater 
representation from the States And from among ex -service 

Shri L . R . Josse. 
persooncl. Accordingly , in supersession of previous notifica 

Secretary 
tions on the subject, the President has been pleased to direct 

Secretary , Indian Soldiers , Sailors & Airmen s Board , 
that the Board shall be reconstituted as follows :-- - 

The Board will be responsible for laying down the general 
President 

policy with regard to matters affecting the welfaro of 

Ca - Sorvicemen and families of serving and deceased personnel 
Minister of Defence. 

and control of funds placed under its administration . It will 

also bo responsible for co - ordinating the work of tho Stato 
Members 

Soldiers , Sailors and Airmen s Boards and for exercising 
Other Ministers in the Ministry of Defence . 

over -all supervision and budgetary control over the District 

Soldiors , Sailors and Airmen s Boards. 
Prime Minister of Jammu & Kashmir, 

Ordered that the foregoing bc communicated to all members 
Chief Minister of Kerala . 

of the Indian Soldiers , Sailors and Almen s Board , all Minis 
Chief Minister of Rajasthan . 

tries of the Government of India , Financial Adviser, Ministry 

of Finance ( Defence ) , Accountant General, Central Revenues , 
Chief Minister of Punjab . 

and all State Governments. 
Minister of Labour & Transport , Government of Andhra Ordered also that the Resolution bo published in the 
Pradesh . 

Gazette of India . 
Minister for Planning and Development, Statistics, Labour, 

H . C . SARIN , Addl . Secy . 
Town & Country Planning , Industries and Power ( Electri 
city ) , Government of Assam . 

रक्षा मंत्रालय 
Home Minister, Government of Gujarat. 
Home Minister, Government of Mysorc . 

TE 
Home Minister, Government of Maharashtra . 

76 farsit, fariai 27978T, 1963 
Minister for Industries , Government of Madras. 

po 2414 , fontes 4 saison 1963 —- CAT 
Home Minister, Government of Orissa , 

सरकार यह आवश्यक समझती है कि भारतीय सैनिक , नाविक तथा 
Minister for Revenue , Government of Uttar Pradosh . 

विमान सैनिक बोर्ड की सदस्यता को इस प्रकार से पुनस्संगठित किया 
Minister of State , Agriculture Department, Government 
of West Bengal. 

जाए कि उसे राज्यों तथा भूतपूर्व सैनिकों में से अधिकतर प्रतिनिधित्व 
Deputy Minister , Political, Irrigation & Power Depart प्राप्त हो । तदनुकूल इस विषय पर पूर्वली अधिसूचना को विस्थित 
ments, Goveroment of Bihar, 

करते हुए राष्ट्रपति को यह निदेश देते प्रसन्नता हई है कि बोर्ड को निम्न 
Deputy Minister (Home) , Government of Madhya 
Pradesh 

प्रकार से पुनस्संगठित किया जाए : 
Shri R . N . Kakati, Member , Rajya Sabha, 

अध्यक्ष 
Shri Bhakt Darshan , Member , Lok Sabha . 

रक्षा मन्त्री 
Shri Surendra Pal Singh , Member , Lok Sabha , 
Secretary , Ministry of Defence. 

सवस्य 
Chief of the Army Staff . 

रक्षा मन्त्रालय के अन्य मन्त्री । 
Chicf of the Naval Staff . 

ETT HEFT EH -PAI 
Chief of the Air Ştaff , 

मुख्य मन्त्री केरल । 
Financial Adviser, Ministry of Finance (Deſence ) . 

मुख्य मन्त्री राजस्थान । 
Director General , Armed Forces Medical Services, 

मुख्य मन्त्री पंजाब । 
Director General of Employment & Training, Ministry of 

श्रम तथा परिवहन मन्त्री , आन्ध्र प्रदेश सरकार । 
Labour & Employment. 
Director General, Resettlement, Ministry of Defence . 

मन्त्री , योजना तथा विकास , सांख्यकी , श्रम , नगर तथा देहात 
Secretary General, Indian Red Cross Society. 

AFT, JOHT TOT TATT ( formal ), TH ATT I 
L /G1096I/63 

( 581 ) 


82 


THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 2 1963 /KARTIKA 11 , 1885 


PART 1 -- SEC . 3 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जमरल के . एस . पिमठमा ( सवा-विमुक्त ) री० एस० प्रो० । 
बाइस एडमिरल पार० मी . कटारी ( सवा-विमुक्त ) । 
ले . जनरल कलवंत सिंह ( सेवा-विमुक्त ) । 
ले० जनरल एस० पी० पी० थोराट ( सेवा -विमुक्त ) । 
रीअर एडमिरल ए० चक्रवर्ती ( सेवा-विमुक्स ) । 
श्री एल . पार० जोस्स । 


गृह मन्त्री गुजरात सरकार । 
गृह मन्त्री मैसूर सरकार । 
गृह मन्त्री महाराष्ट्र सरकार । 
उद्योग मन्त्री मद्रास सरकार । 
गृह मन्त्री उड़ीसा सरकार । 
राजस्व मन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार । 
राज्य मन्त्री कृषि विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार । 
उप -मन्त्री , राजनीतिक , सिंचाई तथा शक्ति विभाग , बिहार 

सरकार । 
उप - मन्त्री ( ग्रह ) मध्य प्रदेश सरकार । 
श्री प्रार . एन . फकाटी , सवस्य राज्य सभा । 
श्री भक्त दर्शन , सदस्य लोक सभा । 
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य लोक सभा । 
सचिब रक्षा मन्त्रालय । 
सेनाध्यक्ष । 
नामिक - सेनाध्यक्ष । 
विमान - सेनाध्यक्ष । 
वित्त - सलाहकार, वित्त मन्त्रालय ( रक्षा ) । 
महानिदेशक , सशस्त्र मल -चिकित्सक -सेवाएं । 
महानिदेशक , रोजगार तथा प्रशिक्षण, श्रम तथा रोजगार 

मंत्रालय । 
महानिदेशक , पुनःस्थापन , रक्षा मन्त्रालय | 
महासचिव भारतीय रेडक्रास सोसाइटी । 
जनरल के . एम . करिअप्पा ( सेवा-विमुक्त ) । 


सचिव , भारतीय सैनिक , नाविक तथा विमान सैनिक बोर्ड । 
बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवा कर रहे तथा दिवंगत सेविवर्ग के 
कुटुम्बों के कल्याण कार्य तथा, उसके प्रसाशन में सौंपे गए निषि के 
प्रयोथ नियन्त्रण के लिए साधारण नीति निर्धारित करने के लिए 
उत्तरदायी होगा । वह राज्यों के सैनिक , नाविक तथा विमान सैनिक 
बोडों के कार्य का समन्वय करने तथा जिला सैनिक , नाविक तथा 
विमान सैनिक बोडों पर व्यापक पर्यवेक्षी तथा प्रायव्ययक 
नियन्त्रण के लिए भी उत्तरदायी होगा । 

आदिष्ट किया गया कि उपरोक्त से भारतीय सैनिक , नाविक 
तथा विमान सैनिक बोर्ड के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी 
मन्त्रालयों , विस - सलाहकार वित्त मन्त्रालय ( रक्षा ) , महालेखापाल 
केन्द्रीय राजस्व , तथा सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया 
जाए । 

यह भी प्रादिष्ट कर दिया गया कि इस संकल्प को भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


हरीसचन्द्र सरीन , अतिरिक्त सचिब 


PRINTED IN INDIA DY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS 
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1963. 


